रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.-33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


anuarun 


नईदिल्ली, मंगलवार 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PART I - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 1971 

नई दिल्ली , मंगलवार , जुलाई 13 , 2010 / आषाढ़ 22 , 1932 
No. 1971 

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 13 , 2010 /ASADHA 22 , 1932 

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली , 13 जुलाई , 2010 

सं. 80 / 2009 - 2014 
विषय : सिओन ज - 444 में संशोधन । 

फा , सं . 01 / 87 / 171 / 00002 / ए एम 11 / डी ई एस -7. - विदेश व्यापार नीति , 2009 - 2014 के पैराग्राफ 2.4 और प्रक्रिया 
पुस्तक ( खण्ड - 1 ) के पैरा 1.1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक , विदेश व्यापार, एतद्द्वारा , समय - समय पर यथासंशोधित 
प्रक्रिया पुस्तक , खण्ड -2, 2009 - 2014 में निम्नलिखित संशोधन / शुद्धियाँ करते हैं । 

2 . समय - समय पर यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड - 2 ) , 2009 - 2014 में यथानिहित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों (सिओन ) 
के विवरण में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक " क " में यथा उल्लिखित ज - 444 पर सिओन प्रविष्टि के मद्दे संशोधन / शुद्धियाँ की गई हैं । 
इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक , विदेश व्यापार 

एवं पदेन विशेष सचिव 


अनुलग्नक " क " 


निर्यात मद 


मात्रा 


आयात मद 


मात्रा 


एसेप्टिक पैकेजिंग मैटीरियल 


1 मी . टन . 


1. रेलेवेंट ड्यूप्लेक्स पेपर बोर्ड/ ब्लीच्ड पेपर ) 
___ ब्लीच्ड पेपर बोर्ड/ क्राफ्ट पेपर 
2. एल्यूमिनियम फाएल 


3. एल डी पी ई ग्रेन्यूल्स 


निर्यात उत्पाद में 1.10 

मी . टन/ मी . टन अंश 
निर्यात उत्पाद में 1.10 
मी . टन/ मी . टन अंश 
निर्यात उत्पाद में 1.10 

मी . टन / मी . टन अंश 
निर्यात उत्पाद में 1.12 

मी . टन / मी , टन अंश 
निर्यात उत्पाद में 1.12 
मी . टन/ मी . टन अंश 


4. एलएलडीपीई / एचडीपीई/ एमएलएलडीपीई 
___ ग्रेन्यूल्स/ एल के फिल्म 
5. एथिलीन एक्रिलिक एसिड 

कोपालीमर/ एडेसिव कोपीलीमर ग्रेन्यूल्स 


VAANVAR 


Mukundelkudyhendebelumbuland 


ekamu 


ane 


buddwnlod 


2681 GI/ 2010 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART |- - Sec . 1 ] 


निर्यात मद 


মান্য 


मात्रा 


आयात मद 
6 . एल एस स्ट्रिप्स/ पालीप्रोपीलीन 

स्ट्रिप्स / माडीफाईड पालीमेटलो - सेन स्ट्रिप्स 
7. füfen 


निवल से निवल 


8 . फोटो पालीमर प्लेट्स 


निर्यात उत्पाद का 
12 FChT. FR . JA 3797 
farafa JST T 0.5 
77/71. TH 3127 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

( Department of Commerce) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 13th July , 2010 

No. 80 /2009 - 2014 
Subject : Amendment of SION H -444 . 

F . No. 01/87/ 171/00002/AM 11 /DES- VII . - In exercise of the powers conferred under paragraph 2 . 4 of the 
Foreign Trade Policy, 2009 - 2014 and Paragraph 1.1 of the Hand Book of Procedures (Vol. 1), the Director General of 
Foreign Trade hereby makes the following amendments / corrections in the Handbook of Procedures , Vol. II , 2009- 2014 , 
as amended from time to time. 

2 . In the statement of Standard Input Output Norms (SION ) as contained in the Handbook ofProcedures (Vol. II), 
2009 - 2014 , as amended from time to time, amendments / corrections are made against SION entry at H -444 asmentioned in 
Annexure " A " to this Public Notice . 
This issues in Public interest. 

R . S . GUJRAL , Director General of Foreign Trade 

& ex -officio Spl. Secy . 

ANNEXURE “ A ” 


Export Item 


Qty . 


1 MT 


Aseptic Packaging 
Material 


Import Item 
1. Relevant Duplex Paper Board / Bleached 

Paper/ Bleached Paper Board /Kraft Paper 
2 . Aluminium Foil 


3 . LDPE Granules 


Qty . 
1. 10 MT/MT content in 
the export product 
1. 10 MT/MT content in 
the export product 
1 . 10 MT/MT content in 
the export product 
1. 12 MT/MT content in 
the export product 
1. 12 MT/MT content in 
the export product 
Net to Net 


4 . LLDPE /HDPE / 

MLLDPE Granules/LK Film 


5 . Ethylene Acrylic Acid Copolymer /Adhesive 

Copolymer Granules 
6 . LS - Strips/Polypropylene Strips/Modified 

Polymetalosene Strips 
7 . Printing Inks 
8 . Photo Polymer Plates 


12 kg/MT of export product 
0 . 5 No /MT of export 
product 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 , 


